:. 


.. 


. 


AR 


१ 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1940 ( श० ) 
5 सितम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 861 राँची, बुधवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2018 


संख्या -3/प्रो० - 02- 26 / 2014 का . 5653 -- श्री राम शंकर राय , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
390/03 ) सेवानिवृत्त अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के विरूद्ध दर्ज थाना कांड 
सं०- 433/ 2006 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश- सह - एफ .टी. सी ., धनबाद द्वारा दिनांक 29 अगस्त , 
2017 को पारित न्यायादेश में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनसे कनीय को प्रदत्त विभिन्न 
उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 5 सितम्बर , 2018 


क्र . 


पदनाम 


झा०प्र०से० के विभिन्न उच्चतर पदों में । 
भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 


1 


/ 


31 . 08. 2009 


अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर 
2 संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
3 अपर सचिव स्तर 


02.08. 2013 


21 . 09 . 2015 


विशेष सचिव स्तर 


25. 11. 2016 


एवं 


W. P.(S ) No. 3792/ 2016 में 


2. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W. P.( S) No . 3795/2003 
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 861 -- 50 


